रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO. D. L.-33004/ 99 


मयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( i) 
PART II --- Section 3 - - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 


सं . 223 ] 
No. 223] 


नई दिल्ली, सोमवार , मई 13 , 2002 / वैशाख 23, 1924 
NEW DELHI,MONDAY ,MAY 13, 2002 /VAISAKHA 23, 1924 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं . 17 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 

सा . का .नि . 353( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 11खख द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एवं सा . का. नि . 350 ( अ ), तारीख 11 मई, 2001 
में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 

अधिसूचना सं. 24/ 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी .), तारीख 
11 मई, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के 
लिए आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा. सं. बी - 10/ 3/ 2002 - टी . आर. यू. ] 

जी . डी . लोहानी, अवर सचिव 
MINISTRYOF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 17/ 2002-Central Excise (N . T.) 
G .S .R . 353( E ). — In exercise of the powers conferred 
by section 11BB of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) 
and in supersession of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 24 /2001-Central Excise (N . T .), dated the 11th 


May, 2001 GS R. 350 ( E), dated the llth May, 2001 ], the 
Central Government hereby fixes the rate of interest at cight 
per cent per annum for the purposes of the said section . 

[F.No B - 10/3/2002 - TRUJ 

G . D . LOHANI, Under Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं. 18/ 2002- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क ( एन . टी. ) 

सा . का .नि . 354( अ ).. - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 11कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एवं सा . का . नि. 446 ( अ ), तारीख 12 मई, 2000 
में प्रकाशित , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 
अधिसूचमा सं . 39 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी. ), तारीख 
12 मई, 2000 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के 
लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा . सं . बी - 10/ 3/ 2002 - टी. आर. यू. ] 

जी . डी , लोहानी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 18/ 2002 - Central Excise ( N. T.) 
G. S. R. 354 ( E).---Inexercise of the powers confered 
by section 11AA of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) 
and in supersession of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 39 /2000 - Central Excise (N . T.) , dated the 


1539 GI/ 2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)]] 


- 


- 


12th May. 2000 [ G. S. R +46 ( E), dated the 12thMay. 2000 ]. 
the Central Government hereby fixes the rate of interest at 
fifteen per cent per annum for the purposes of the said 
section . 

[ F. No , B-10/3/2002 -TRU] 

G. D. LOHANI. Under Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं. 19 / 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 

सा . का .नि . 355 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 11कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एवं सा . का. नि . 447 ( अ ), तारीख 12 मई, 2000 
में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 
अधिसूचना सं. 40/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ), तारीख 
12 माई , 2000 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के 
लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा . सं. बी - 10 /3/2002 - टी. आर. यू. ] 

जी . डी. लोहानी , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 19 /2002 - Central Excise (N , T.) 
G .S. R . 355 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by section LIAB of the Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 ) 
and in supersession of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) No. 40 /2000 - CentralExcise (N . T.), dated the 12th 

May, 2000 [ G. S. R 447( E), datcdthe 12th May, 2000] ,the 
Central Government hereby fives the rate of interest at 
fifteen per cent per annum for the purposes of the said 
section, 

[ E No . B-10/3/ 2002-TRU] 

G. D. LOHANI, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं . 25 / 2002 - सीमा - शुल्क ( एन .टी. ) 
सा . का .नि . 356( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 27क द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एवं सा . का .नि. 354 ( अ ), सारीख 11 मई, 2001 
में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 
अधिसूचना सं . 21 / 2001 - सीमा शुल्क ( एन . टी. ), तारीख 11 मई, 
2001 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए आठ 
प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा . सं . बी - 10/ 3/2002 - टी . आर. यू. ] 

जी . डी . लोहानी, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May. 2002 

No. 25/ 2002 -Customs ( N. T. ) 
G .S .R . 356 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by section 27A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and 
in supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 21/ 2001 - Customs ( N. T.). dated the 11th May, 
2001 [ G.S. R 354( E). dated the ] lthMay. 2001 ], the Central 
Government hereby fixes the rate of interest at 
eight per cent per annum for the purposes of the said 
section 

[ F No. B-10/3/2002 -TRU] 

G. D. LOHANI, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं . 26 / 2002 - सीमा - शुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का .नि , 357( अ ). -- केन्द्रीय सरकार. सीमा - शल्क 
अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 28कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एवं सा. का . नि . 438 ( अ ), तारीख 12 मई, 2000 
में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 

अधिसूचना सं. 32/2000 - सीमा शुल्क ( एन. टी. ), तारीख 12 मई, 
2000 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 
पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा . सं. बी - 10/3/ 2002 - टी . आर. यू. ] 

जी . डी. लोहानी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi . the 13th May. 2002 

No. 26/ 2002 -Customs ( N. T. ) 
G. S. R. 357 ( E ).----Inexercise of the powers conferred 
by section 28AA of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) and 
in supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 32 /2000 - Customs ( N . T.), dated the 12th May, 
2000 1G .S.R . 438 (E ), dated the 12th May, 2000 ), the Central 
Government hereby fixes the ratc of interest at 
fifteen per cent per annum for the purposes of the said 
section. 

[ E No. B-10/3/ 2002 -TRU] 

G D. LOHANI, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं. 27 / 2002- सीमा - शुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का .नि . 358( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा - शुल्क 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 28कख द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एवं सा. का. नि. 439 ( अ ), तारीख 12 मई, 2000 
में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की 
अधिसूचना सं . 33/ 2000 - सीमा शुल्क ( एन. टी . ), तारीख 12 मई, 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2000 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 
पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा. सं. बी -10/3/ 2002- टी . आर. यू. ] 

जी . डी . लोहानी, अपर सचिष 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May ,2002 

No. 27/ 2002- Customs ( N. T. ) 
G .S.R . 358 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Section 28 AB of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) and 
in supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) No. 33/ 2000 - Customs ( N. T .), dated the 121nMay . 
2000 [ G. S. R 439( E), dated the 12th May, 2000], the Central 
Government hereby fixes the rate of interest at 
fifteen per cent per annum for the purposes of the said 
section. 

| F No . B-10/3/ 2002 -TRU] 

G D . LOHANJ, Under Secy 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं. 28 / 2002 - सीमा - शुल्क ( एन. टी. ) 
सा . का .नि . 359( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा - शुल्क 
अधिनियम ,1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 47 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं सा. का. नि . 440( अ ), तारीख 
12 मई, 2000 में प्रकाशित , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ), को अधिसूचना सं. 34/2000 - सीमा शुल्क ( एन . टी. ), तारीख 
12 मई, 2000 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के 
लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तय करती है । 

[ फा. सं. बी - 10/ 3/2002 - टी . आर. यू. ] 

जी . डी . लोहानी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 28/ 2002-Customs ( N. T. ) 
G. S. R. 359( E). - Inexercise of the powers conferred 
by Sub -section (2 ) of Section 47 of the CustomsAct, 1962 
(52 of 1962) and in supersession of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Depart 
mentofRevenue) No. 34 /2000 -Customs (NT ), dated the 
12th May, 2000 [ G.S. R. 440 ( E), dated the 12thMay . 2000 ]. 
the CentralGovernment hereby fixes the rate of interest at 
fifteen per cent per annum for the purposes of thc said 
section. 

| F No. B- 10 / 3/ 2002- TRU] 

G. D . LOHANI. Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 


अधिनियम,1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं सा. का. नि . 13( अ ), तारीख 1 
मार्च, 2002 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ), की अधिसूचना सं. 18/ 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 
मार्च, 2002 का लोप करती है । 

_ [ फा. सं. बी 10 / 3/ 2002 - टी . आर. यू. ] 

___ जी डी . लोहानी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 27/ 2002 - Central Excise 
G.S. R. 360 ( E ), - Inexercisc of the powers conferred 
by Sub - section ( 1) of Section 5A of the CentralExcise Act. 
1944 ( 1 of 1944 ) the Central Government, being satisfied 
that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
recinds the notification of the Government ofIndia in the 
Ministry of Finance (Deparment of Revenue ) No. 18 /2002 
Central Excise, dated the 1stMarch , 2002 . published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part II. Section 3, Sub -sec 
tion (1) videGSR 139 ( E ), dated 1st March , 2002. 

E. No. B -10/ 3/ 2002 -TRU] 

G. D. LOHANI, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई , 2002 
सं . 28 / 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का.नि . 361( अ ). - - केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 2002 
( 2002 का 20 ) की धारा 147 को उपधारा ( ३ ) के साथ पठित केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो 
आने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की पहली अनुसूची के अध्याय 
27 के अंतर्गत आने वाले माल को जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
से जो उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित 
रकम से अधिक है , छूट देती है । 


सारणी 


क्रम. सं . माल का वर्णन 


. .. . 


12 


1. मोटर स्प्रिट सामान्यत: छ : रुपए प्रति लीटर 

प्रट्रोल के रूप में ज्ञात 
2. उच्च गति डीजल तेल 

[ फा , सं. बी - 10/3/ 2002 - टीआरयू ] 

जी . डी. लोहानी, अबर सचिव 


कुछ नहीं 


सं . 27 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
सा . का. नि . 360( अ ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II --- SEC. 3 (i)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ALL 


- 


- 


- 


सारणी 
अधिनियम 


क्रम. 


शुल्क 


सं. 


प 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 28 /2002 -Central Excise 
G .S .R . 361(E ). — In exercise of the powers conferred 
by Sub - section ( 1 ) of Section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) read with Sub -section ( 3 ) of 
Section 147 of the Finance Act, 2002 ( 20 of 2002 ), and in 
supersession of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
No. 19/ 2002 -Central Excise, dated the 1st March, 2002 
[G . S .R 140 ( E ), dated the 1st March , 2002], the Central 
Government , being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby exempts goods falling within the 
First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 
1986) and specified in column ( 2 ) of the Table hereto 
annexed , from so much of the special additional excise duty 
leviable thereon under Sub - section ( 1) of Section 147 of 
the sand Finance Act, as is in excess of the amount indicated 
inthe corresponding entry in column( 3 ) of the said Table , 
namely : - -- 

TABLE 


S. No. 


Description of goods 


Rate 


शुल्क 


3 


Rupees six per litrc 


1. Motor spirit , commonly 

known as petrol 
2 . High speed diesel oil 


Nil 


[ F. No. B- 10/3/ 2002 -TRU] 
G. D. LOHANI, Under Secv. 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. उत्पाद शुल्क 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 1985 ( 1986 

का 5 ) की पहली अनुसूची 
2. विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 

अधिनियम, 1985 ( 1986 

का 5 ) की दूसरी अनुसूची . 
3. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विस अधिनियम , 1998 ( 1998 का 

21 ) की धारा 111 की उपधारा 
( 1 ) सपठित उक्त अधिनियम की 

दूसरी अनुसूची 
4 . अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विस अधिनियम , 1998 ( 1998 का 

27 ) की धारा 133 की उपधारा ( 1 ) - 
सपठित उक्त अधिनियम की दूसरी 

अनुसूची 
5. विशेष अतिरिक्त उत्पाद वित्त अधिनियम, 2002 

की धारा 147 की उपधारा ( 1 ) 
सपठित उक्त विस विधेयक की 
आठवीं अनुसूची और अधिसूचना 
सं . 28/ 2002 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

तारीख 1 मार्च, 2002 
[ फा. सं. बी -10/3/2001 - टी. आर.यू.] 

जी . डी . लोहानी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
___ New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 29/2002 - CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 362 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by Sub -section ( 1) of Section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ) read with Sub -section ( 3 ) of Section 
111 of the Finance Act, 1998 (21 of 1998 ), Sub -section (3 ). 
of Section 133 of the Finance Act, 1999 ( 27 of 19995 and 
Sub - section ( 3 ) of Section 147 of the Finance Act, 2002, 
( 20 of 2002) and in supersession of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 21 /2002 -Central Excise , dated 
the 1stMarch , 2002 [G .S. R . 142 (E ), dated the 1st March , 
2002], the Central Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
goods falling within the First Schedule to the Central 
Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), and cleared from -- 

(a ) Numaligarh Refinery, or 
(b ) Bongaigoan Refineries and Petrochemicals Limited , 

or 
(c ) Indian Oil Corporation , Guwahati, or 
(d ) Assam Oil Division , Indian Oil Corporation ,Digboi, 

From so much of cach of the duties of excise 
specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed , 
leviable under the Acts specified in the corresponding 
entry in column (3 ) of the said Table , as in excess of the 
amount calculated at the rate of fifty per cent. of each of 
the duties specified in column (2 ) of the said Tablo, namely 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
सं . 29 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का.नि . 362( अ ). --- केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम , 1998 
की धारा 111 की उपधारा ( 3 ) वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 की 
उपधारा ( 3 ) और वित्त अधिनियम , 2002 की धारा का ( 147 ) की उपधारा 
( 3 ), केसाध्य पठिा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) 
की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह । 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, कि केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की पहली अनुसूची 
के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले और, - 

( क ) नुमालीगढ रिफाइनरी, या । 
( ख ) बोंगई गांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड , 


( ग ) इंडियन आयल कार्पोरेशन गुवाहाटी, या 
( घ ) असम ऑयल डिविजनल इंडियन ऑयल कार्पोरेशन 

डिगबोई 
से निकासी किए गए माल को इसके साथ उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ३ की 
सत्स्थानो प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय उक्त 
सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्कों में से प्रत्येक के पचास 
प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है । 


[ भाग II-- खण्ड 3(i)] ... 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


TABLE 


( 3 ) 


S. No. Duty 

Act 
(1) (2) 
1. Duty of excise First Schedule to the Central 

Excise Tariff Act, 1985 (5 of 

1986 ). 
2. SpecialDuty of excise Second Schedule to the 

Central Excise Tariff Act. 

1985 (5of 1986 ). 
3. Additional duty of Sub - section (1 ) of 
excise 

section 111 of the Finance 

Act, 1998 ( 21 of 1998 ) read 
with the Second Schedule to 

the said Act. 
4. Additional duty of Sub- section (1 ) of section 
excisc 

133 of the Finance Act, 1999 
(27 of 1999 ) read with the 
Second Schedule to the said 

Act. 
5. Special Additional Sub -section ( 1) of section 147 
Excise Duty 

of the Finance Act , 2002 ( 20 
of 2002 ) read with the Eighth 
Schedule to the said Finance 
Act and notification 28/ 2002 
Central Excise dated the 
13th May, 2002 . 

| F. No . B 10/3/ 2002-TRU] 

G. D. LOHANI, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई, 2002 
___ से. 51 / 2002 - सीमा - शुल्क 
सा . का .नि . 363( अ ). ..- केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क 
अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा . का. नि. 11 ( अ ), तारीख 1 
मार्च, 2002 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ), की अधिसूचना सं . 22/2002 - सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 
2002 का लोप करती है । 

[ फा . सं . बी - 10/3/ 2002 - टी . आर. यू. ] 

जी . डी. लोहानी, अवर सचिष 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No. 51 /2002 -Customs 
G .S . R . 363( E ).- - In exercise of the powers conferred 
by section 25 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) the 
CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do , hereby rescinds the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue) No. 22 / 2002- Customs, dated the 
Ist March, 2002 , published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i) vide G.S. R. 
119( E ), dated the 1st March, 2002 . 

[ E No. B-10/ 3/ 2002-TRU] 
G . D . LOHANI , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 मई , 2002 

सं. 52 / 2002- सीमा - शुल्क 
सा . का . नि . 364( अ ), - केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क 
अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के लिए वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), की अधिसूचना सं. 21/ 2002 - सीमा शुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ ( 2 ) 
की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जायेगा , 
अर्थात् : -- 
" 0406. 90 " 1 

[ फा . सं . बी - 10/3/ 2002 - टी . आर. यू. ] 

___ जी. डी. लोहानी , अवर सचिष 
टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण में अधिसूचना 

सं . 21/ 2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा. का. नि . 
118 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा प्रकाशित हुई थी , 
एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 37/ सीमाशुल्क , 
तारीख 11 अप्रैल, 2002 [ सा. का. नि . 277 ( अ ), तारीख 
11 अप्रैल, 2002 ] द्वारा किया गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th May, 2002 

No . 52/2002 - Customs 
G.S. R. 364 ( E). - Inexercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 25 of Customs Act , 1962 (52 
of 1962), the Central Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Depart 
ment of Revenue ) No. 21/ 2002- Customs, dated the 
1st March, 2002 , namely :- - 

In the said notification , in the Table , against S . No. 4 , 
for the entries in column ( 2 ), the following shall be substi 
tuted, namely : -- 

" 0406.90 " 


[ F. No . B-10/3/ 2002-TRU ] 
G. D. LOHANI , Under Secy. 


Note : The principal notification was published in the 

Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 
21/2002 -Customs, dated the 1stMarch , 2002 (G . S.R . 
118 ( E), dated the 1st March, 2002 ] and was last 
amended by notification No . 37/ 2002 - Customs , 
dated 11th April , 2002 [G .S.R . 277 (E ), dated 11th 
April, 2002]. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publixlod by the Controller of Publications, Dolhi- 110054, 


